निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 104) 


22 माघ 1931 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 11 फरवरी 2010 


बिहार विधान परिषद्, सचिवालय 


अधिसूचना 


12 फरवरी 2009 


सं० वि .प. स्था .- 1/ 09 - 444( 2 ) वि . प. — बिहार विधान परिषद् में वित्त विभाग के संकल्प सं .- 3ए- 2 - वे.पु.- 4/ 2009 


362 वि .( 2 ), दिनांक 17 जनवरी 2009 के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान रु0 15, 600 - 39 ,100 ग्रेड पे- 6600 रु० में अवर 


सचिव के 19 ( उन्नीस ) पदों में से 15 ( पन्द्रह ) पदों के विरुद्ध निम्नलिखित अवर सचिवों को जिन्हें विगतवार 28 फरवरी 2009 तक के 


लिए प्रोन्नति विस्तार अथवा प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया गया था, पुन: दिनांक 1 मार्च 2009 से 31 अगस्त 2009 तक अथवा उनके 
नाम के सामने अंकित तिथि तक के लिए प्रोन्नति विस्तार किया जाता है । 


श्री अमरनाथ प्रसाद ( 31 . 7. 09 से. नि . तक ) 


श्री सैयद जाफर रजा नकवी ( 31. 5 . 09 से . नि . तक ) 


श्री शेखर प्रबल 


श्री विश्वनाथ ठाकुर 


श्री राम लखन झा 


श्री प्रेमरंजन कुमार 


श्री केदार नाथ यादव 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 फरवरी 2010 


श्री विजय कुमार सिंह 


श्री शिव शंकर प्रसाद 


श्री बीरेन्द्र सिंह 


श्री अखिलेश बिहारी लाल 


____ श्री सुरेश प्रसाद सिंह ( 30.6.2009 से. नि. तक ) 


13. 


श्री रामजी प्रसाद 


श्री मो . औबेस अख्तर 


15. 


श्री विष्णुदेव ठाकुर 


कार्यकारी सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु. 

सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 104- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


